रजिस्ट्री संडीएल - 33004 /96 


REGD. NO . D . L . -- 33004 / 96 


A 


in: 


..., 


. 


. 


. 


म्यानपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTIL _ Section 3 - Sub-section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 289 ] 
No. 2891 


नई दिल्ली, सोमवार , मई 20 , 1996 / वैशाख 30 , 1918 
NEW DELHI,MONDAY ,MAY 20 , 1996 / VAISAKHA 30 , 1918 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मई, 1996 
का - आ० 351( अ ) - पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम ( A) यी 
धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के काटा संख्या 650 , दिनाक 9 - 3 - 96 द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन से उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
संबंधी अपने आशय की घोषणा की थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा( 1 ) के तहत अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी । 

और यह कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अर्जित करने का निर्णय लिया है । 

अत : अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन एतद्द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए किया है । 

और इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग 
का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार के स्थान पर सभी बाधाओं से मुक्त गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित 
होगा । 

अनुसूची 
टाइ- इन विद एक्सिसटिंग 8 " जी / एल ( कराई इंड ) 


राज्य : गुजरात 


जिला : अहमदाबाद 


1 


ग्राम 


तालुका : दासकोई 

क्रम सं 
लोक सं. 


. 


हेक्टेयर 


सेंटि आरे 


कराई 


156 


132 


1239GI / 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 ( ii )] 


LA 


SI 


2 


130 
129 
133 


[ Ho C - 14016/ 03/ 95 - sfire] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th May , 1996 
S. O . 351(E ).. Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and NaturalGas S.O . 
650 dated 9 - 3 - 96 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline . 


And whereas , the Competent Authority has undor sub - section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government. 


And further whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the rightof user 
in the lands specified in the schodule appended to this notification , 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule to this appended notification hereby 
acquired for laying tho pipeline. 


And further , in excrcise of the power conferred by sub -section (4 ) of that Section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from all encumbraces. 


SCHEDULE 


Tie - in with existing 8 " Ø G /L (Karai End ) 


State : Gujarat 


Taluka : Daskoi 


Distt. : Ahmedabad 


Area 


Sr. No. 
Block No. 


Village 


Hectaro 


Are 


Centi Are 


Karai 


156 


132 
130 
129 
133 


92 


. 65 


[No. L - 14016 /03 /95 -GP ] 
ARDHENDU SEN , Director 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 
. 


- 


- 


. 


- 
- 


- 


- 
- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 
- - 


- - 
- - 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मई, 1996 
का आ 352( अ ), पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा ३ की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के काआ संख्या 651, दिनांक 9 - 3 - 96 द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन से उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
संबंधी अपने आशय की घोषणा की थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप- धारा ( 1 ) के तहत अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी । 

और यह कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अर्जित करने का निर्णय लिया है । 

अतः अब केन्द्रीय, सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए षोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन एतद्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए किया है । 

और इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि में 
उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार के स्थान पर सभी बाधाओं से मुक्त गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 
में निहित होगा । 

अनुसूची 
टाइ- इन विद एक्सिसटिंग 8 " जी/ एल ( सुघड़ इंड ) 


राज्य : गुजरात 


जिला : गांधीनगर 


तालुका : गांधीनगर 

क्रम सं. 
পী এ 


ग्राम 


हेक्टेयर 


सेंटि आरे 


नभोई 


60 


80 


[ सं॰ एल - 14016/ 03/ 95 - जीपी. ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th May, 1996 
S .O . 352 (E ). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleutn and Natural Gas 
S. 0 . 651 dated 9- 3 - 96 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) the CentralGovernmentdeclared its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline . 


And whereas, the Competent Authority has under sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government. 


And further whoreas, the Central Government has, after considering the said report , decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to this notification . 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the said lands specified in the schedule to this appended notification hereby 
acquired for laying the pipeline. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11 - ŞEC . 3 ( ü )] 


TOLD 


And further , in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from all encumbraces. 


SCHEDULE 


Tie- in with existing 8 " Ø G /L ( Sughad End ) 


State : Gujarat 


Taluka :Gandhinagar 


Distt. : Gandhinagar 


Area 


Sr. No. 
Block No. 


Village 


Hectare 


Arc 


Centi Are 


Nabhoi 


09 


08 


20 


00 


80 


(No. L - 14016 /03/95 -GP) 
ARDHENDU SEN , Director 


Printod by the Manager, Govt. of India Pror , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi - 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 , 1996 


